सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

12 वैशाख 1936 ( श०) 
संख्या 182 राँची, शुक्रवार 

2 मई , 2014 ( ई० ) 
राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड 


- 


अधिसूचना 
30 अप्रैल , 2014 


संख्या-03 नि0-मे0चु0-111/ 2013 रा0नि0आ0 - 755- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 
2011 की धारा 541 की उपधारा (3) एवं (4 ) तथा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव 
याचिका नियमावली, 2012 के नियम 25 एवं 26 के अध्यधीन राज्य निर्वाचन आयोग, राँची नगर 
निगम के महापौर का निर्वाचन , 2014 के लिए निम्नांकित पदाधिकारियों को निर्वाची पदाधिकारी 
( नगरपालिका) एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी ( नगरपालिका) के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हुए 
अधिसूचित करता है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 2 मई, 2014 
| नगर निगम का नाम । नाम निर्दिष्ट निर्वाची नाम निर्दिष्ट सहायक निर्वाची 

पदाधिकारी का नाम एवं पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 
पदनाम 


1 राँची नगर निगम 


| श्री रविशंकर वर्मा, अपर 
समाहर्ता ( नक्सल ) 
राँची 


1. श्री संजीव कुमार लाल , 
कार्यपालक दंडाधिकारी , 


राँची 


2. श्री सौरभ प्रसाद, 
कार्यपालक दंडाधिकारी , 


राँची 


राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से , 


( ह0/-) अस्पष्ट , 


सचिव , 
राज्य निर्वाचन आयोग, 

झारखण्ड , राँची । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 182 - 501 


